रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33002 / 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D. L.- 33002/ 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 
Delhi Gazette 


स्वच जयने 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


सं . 103 ] 
No. 103 ] 


दिल्ली , मंगलवार , मई 31, 2016 / ज्येष्ठ 10 , 1938 
DELHI , TUESDAY, MAY 31 , 2016/JYAISTHA 10, 1938 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं . 52 ] 

[ N. C . T . D . No. 52 ] 


भाग - IV 
PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह ( पुलिस - II) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 27 मई , 2016 
सं . फा . 8 / 45 / 2016 / गृह पुलिस - II / 3493. - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा 
(8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , प्राथमिकी संख्या 1 / 2008 पुलिस थाना 
छावला, दिल्ली से उत्पन्न मामलों के संचालन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में श्री एस. के . सक्सेना अधिवक्ता को राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । उपरोक्त अधिवक्ता का टोकन शुल्क 
रु. 1 / - (रुपए एक मात्र) निर्धारित किया गया है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

के आदेश से, 

ओ० पी० मिश्रा , अति० सचिव ( गृह ) 
HOME ( POLICE - II) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 27th May, 2016 
F. No. 8/45 /2016 / HP - II/ 3493. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of section 24 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), the Government of National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint 
Shri S . K . Saxena, Advocate as Special Pubic Prosecutor to conduct the case arising out of FIR No.01/2008 P.S . Chhawla , 
Delhi at Hon ble High Court, Delhi on behalf of State (NCT of Delhi). The said Shri S . K . Saxena , Advocate will be paid a 
token fee of Re. 1 /- ( Rupee one only ) by State ( NCT of Delhi ) . 

By Order of Government of 
National Capital Territory of Delhi, 

O . P. MISHRA, Addl. Secy. ( Home ) 
2765 DG/ 2016 
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


